रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD . NO . D . L . -33004/ 99 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 282 ] 
No. 2821 


नई दिल्ली , सोमवार, अप्रैल 24 , 2000 / वैशाख 4 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 24 , 2000 /VAISAKHA 4 , 1922 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2000 


आय- कर 


का . आ . 403 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 14 ) के साथ 
पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , 
अर्थात : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( तृतीय संशोधन ) नियम , 2000 है । 


( 2 ) ये 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. आय- कर नियम , 1962 के नियम 2 खख के उपनियम ( 2 ) की सारणी में : 


( क ) क्रम संख्यांक 1 के सामने, 


( i ) भत्ते के नाम से संबंधित स्तंभ ( 2 ) में " संयुक्त पर्वतीय स्थान प्रतिकरात्मक भत्ते " शब्दों के स्थान पर "विशेष 

प्रतिकरात्मक ( पर्वतीय क्षेत्र ) भत्ता " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


( ii ) " वह परिणाम जिस तक भत्ते में छूट प्राप्त है " से संबंधित स्तंभ 4 में , 


( अ ) " 600 रुपए प्रतिमास " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 800 रुपए प्रतिमास " अंक और शब्द रखे जाएंगे। 


( आ ) " 1200 रुपए प्रतिमास " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 7000 रुपए प्रतिमास " अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 

(इ) " 150 रुपए प्रतिमास " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 300 रुपए प्रतिमास " अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


1158 GI/ 2000 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


3 


1300 रुपए प्रति मास 


2 सीमा क्षेत्र भत्ता दूरस्थ परिक्षेत्र ( क ) लघु अंदमान, निकोबार और नारकांडम द्वीप 

भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या ( ख ) उत्तरी और मध्य अंदमान 
उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र भत्ता के रूप ( ग ) लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपों में सर्वत्र 
में कोई विशेष प्रतिकरात्मक ( घ ) निम्नलिखित सीमांकन रेखा पर या उसके उत्तर में सभी स्थान : 
भत्ता 

बिन्दु 14600 ( 2831 ) से साला एम एस 2686 - मताऊ एम एस 6777 
सकोंग एम टी 1379 - बमोंग - खोनाबा एम ओ 2803 - न्यापिन एम ओ 
7525 - नदी ख्रसे उसके नदी कमला से जंक्शन तक एम पी - 2226 
तलिहा- यापुइक एम के 7410 - गशोंग एम के 9749 यिकी यंग एन 
एफ 4324 - दमोरोह एम एफ 6208 - एहिंकोलिन एन एफ 8811 - क्रोनली 
एम जी 2407 - हानली एन एम 4096 गुरानगोन एन एम 4592 लून एन 
एम 7579 म्युलियांग एन एम 0169 चवाह एन एम 9943 - कम्फू एन 
एम 1125 बिन्दू 6490 ( एन एम 1493 ) विजयनगर एन एस ए 486 
( ङ ) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रः 

( i ) चम्बा जिले की पांगी तहसील; 
( ii ) चम्बा जिले की भरमोर तहसील की निम्नलिखित पंचायत 

और ग्राम 
( अ ) पंचायत 
बादगांव, बाजोल, दिओल कुगटी नयागाम और तुनदाह 
( आ ) ग्राम 
ग्राम पंचायत का घाटू 
ग्राम पंचायत कऊहाटा का जगत कानारसी । 

( iii ) लाहौल और स्पिति जिला; 

( iv ) किन्नौर जिला : 
( अ ) असरांग, चितकुल और हांगो कूनो चारंग पंचायतें । 
( आ ) 15 / 20 क्षेत्र जिसमें छोटा खांभा , नाथपा और रूपी ग्राम 
पंचायतें सम्मिलित हैं । 
( इ ) पूह उपखंड जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र सम्मिलित 
नहीं हैं । 


( v ) रामपुर तहसील का 15 / 20 क्षेत्र जिसमें शिमला जिले की 
कूट, लबाना, सादाना, सरपारा और चांदी ब्रांडा पंचायतें सम्मिलित 


( vi ) निर्माड तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कुल्लू जिले की 

खारगा, कुशवर और सरगा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं । 
( च ) मिजोरम का चिम्पतुईपई जिला और मिजोरम जिले के लुंगलई 
जिला में लुंगलई शहर से 25 कि . मी . परे क्षेत्र । 
( छ ) जम्मू - कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र : 

(i) कठुआ जिले के नियाबट बानी , लोही, मल्हार और 


मैक्हाडी, 


(ii) उधमपुर जिला के डूडू बसंतगढ़ लांडरे भामग इलाका, 
थकराकोट और नागोट । 
( iii ) उधमपुर जिले की महौर तहसील में नीचे III ( च ) (i ) में 
विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्र । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iv ) डोडा जिले की किश्तवाड तहसील में पेड्डर और नियाबट 


नौगांव के इलाके । 
( v ) लेह जिला । 

( vi ) समस्त गुरेज - बारामूला जिले के निरावट, टांगधर उपखंड 
. और केरन इलाका । 
( ज) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र : 

(j ) चमोली जिला । 
( ii ) पिथौरागढ़ जिला । 

( iii ) उत्तरकाशी जिला । 
( झ ) समस्त सिक्किम राज्य में । 
II. भारत के महाद्वीप मग्नतट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक ___ 1100 रुपए प्रतिमास 
जोन में के संस्थापन । 
III . ( क ) ऊपर I ( घ ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत आने । 1050 रुपए प्रतिमास 
वाले क्षेत्रों से भिन्न अरुणाचल प्रदेश में सर्वत्र । 
( ख ) नागालैंड राज्य में सर्वत्र । 
( ग ) दक्षिणी अंदमान (जिसमें पोर्टब्लेयर भी सम्मिलित है ) । 
( घ ) मिजोरम के लंगलेई जिला में सर्वत्र ( लंगलेई शहर से 
25 कि . मी . परे के क्षेत्रों को छोड़कर । 
( ङ) त्रिपुरा में धर्मानगर, कैलाशहर, अमरपुर और खौबई । 
( च ) जम्मू - कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र : 

( i ) उद्यमपुर जिला की तहसील महौर में कंबन की ओर से 
गोयल तक और कियासी की ओर से अर्नास तक के क्षेत्र । 

( ii ) बारामूला जिला में मैचिल । 
( छ ) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र : 

( i) चम्बा जिले की भरमौर तहसील, ऊपर I ( ङ ) ( ii ) में 
विनिर्दिष्ट पंचायतों और ग्रामों को छोड़कर ; 
( ii ) कांगड़ा जिले के छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र , 
(iii ) I ( ङ) (i ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर किन्नौर 
जिला; 
( iv ) शिमला जिले की डोडरा - कावर तहसील, रामपुर 
में दारकाली ग्राम पंचायत काशापठ तहसील और सरहन 

परगना के मुनीश, गौरी छैबीस । 
IV. ( क ) मिजोरम जिले के आईजोल में सर्वत्र । 

750 रुपए प्रतिमास 
( ख ) III ( ङ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर त्रिपुरा में सर्वत्र । 
( ग ) मणिपुर में सर्वत्र । 
( घ ) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र : 

(i) चम्बा जिले की भटीयाट तहसील में झांडरू पंचायत, चूराह 
तहसील , डलहौजी शहर ( इसमें बनीखेत भी सम्मिलित है ) । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC 3(ii) ] 


____ 4 


शामनग 


( ii ) कुल्लू जिले में बाहरी सेराज ( निरमाड तहसील में ग्राम 

जकत - खाना और बरो को छोड़कर ) । 
(iii ) मंडी जिले के निम्नलिखित क्षेत्र: 
( अ ) कुहार घाटी ( जोगिन्दर नगर तहसील ) । 
( आ ) थुनाग तहसील की बगारा, छातरी, छोटधार , गारागुसाई, 
गट्ट , ग्रयास, जांझेली, जरयार, जोहर कलहानी , कालवान, खोलानाल, 
लोध, सिलिबागी, सोमाचान , थाचधर, ताची और थाना पंचायतें ; 
( इ ) धर्मपुर ब्लॉक की बींगां, कमलाह, सकलाना, तनयार और 
ताराखोलाह पंचायतें ; 
( ई ) करसोग तहसील की बालीधार, बागरा , गोपालपुर, खाजोल , 
माहोग, मेंहूदी, भोज, पैरवी, सेंज, सरहन और तेबन पंचायतें ; 
( उ ) सुन्दर नगर तहसील की बोही , बटवारा , धनयारा, पौराकोठी सेरी और 

शोजा पंचायतें । 
( iv ) कांगडा जिले के निम्नलिखित क्षेत्र और कार्यालय : 
( अ ) धर्मशाला शहर और महिला आई टी आई, दरी, मकेनिकल कार्यशाला, 

रामनगर, बालकल्याण और टाउन कन्ट्री प्लैनिंग ऑफिस, साकोह , 
निचले साकोह पर सी आर एस एफ कार्यालय, कांगडा मिल्क सप्लाई 
स्कीम, शामनगर, टी फैक्ट्री, दरी, फोरेस्ट कार्पोरेशन ऑफिस , शामनगर 
टी फैक्टरी, दरी ; सेटलमेंट आफिस, शामनगर और बिनवा परियोजना, 
शामनगर । धर्मशाला शहर की म्यूनिसीपल सीमा से बाहर स्थित किन्तु 
विशेष प्रतिकरात्मक ( दूरस्थित परिक्षेत्र ) भत्ते की पात्रता के प्रयोजनों 

के लिए धर्मशाला शहर में सम्मिलित कार्यालय । 
( आ ) पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर शहर का एच पी के वी वी कैम्पस और 

हि०प्र० कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस भी सम्मिलित है , पशु विकास 
कार्यालय/जर्सी फार्म , बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय / भारतीय जर्मन 
कृषि कार्यशाला/एच पी पी डब्ल्यूडी प्रभाग, बुन्डला, इलैक्ट्रीकल उप 
प्रभाग, लौहना, डी०पी०ओ० कारपोरेशन , बुन्डला और इलैक्ट्रीकल 
एच पी एस ई ई प्रभाग, पालमपुर शहर की म्युनिसीपल सीमाओं से 
बाहर स्थित किन्तु उक्त भत्ते के प्रयोजन के लिए पालमपुर शहर में 

सम्मिलित घुगर कार्यालय । 
( v ) चौपाल तहसील परगाना सराहन का घोरिस , पंजगांव , पटश्रन, नोबिस 

और तीन कोटी, टकलेश क्षेत्र की डयोथी गाम पंचायत, परगाना बाराबिस , 
शिमला जिले के रामपुर तहसील के परगाना रामपुर का कस्बा रामपुर 

और घोरी नोग और शिमला शहर और उसके उप शहरी क्षेत्र ( ढल्ली, 

जटोग, करामपटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू); 
( vi ) सिरमौर जिले में बानी, बखाली ( पच्चाड तहसील ), भरोग भेनेरी 

(पाओनाटा तहसील ), बिरला ( नहान तहसील ), थानन कसोगा का 
डिब्बर ( पच्चड तहसील ) की पंचायतें , सिरमौर जिले और पासगिरि 

ट्रेक 
( vi ) सोलन जिले की मंगल पंचायत 
( ङ) जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र : 
(i) पुंछ और राजौरी जिलों के क्षेत्र जिनमें पुंछ और राजौरी तथा सुन्दरबानी 

शहर और इन दो जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं ; 


- - 


- 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ 1 


2 


( च ) जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र : 

उपरोक्त I ( छ ), IL ( च ) और IV ( E) के क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं , 
किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलो मीटर के भीतर स्थित 
है या ऐसे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारिवृन्द 
के लिए समय- समय पर सीमा भत्ते के लिए अर्हक के रूप में 

घोषित किये जाएं । 
(v ) कर्नाटक में शिमोगा जिले में जोग फाल्स 

300 रु० प्रति भास 
( vi ) ( क ) I ( ङ ), III( छ ) और IV ( घ ) में विनिर्दिष्ट उनके द्वारा शामिल 200 रु० प्रति मास 

क्षेत्र को छोड़ कर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य । 
( ख ) सम्पूर्ण असम और मेघालय राज्य । 
( ग ) क्रम सं0 3 के सामने , 
(i ) " भत्ते का नाम " से संबंधित स्तंभ 2 में " जनजाति क्षेत्र भत्ता " शब्दों 

के स्थान पर "विशेष प्रतिकरात्मक ( जनजाति क्षेत्र/ अनुसूचित 

क्षेत्र / अभिकरण क्षेत्र ) भत्ता " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
(ii ) " वह परिमाण जिस तक छूट प्राप्त है " से संबंधित स्तंभ 4 में " 100 

रुपए प्रति मास " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 200 रुपए प्रति 

मास " अंक और शब्द रखे जाएंगे । 
( घ ) क्रम सं० 4 के सामने स्तंभ 4 में " 3000 रुपए प्रति माह " अंकों और 

शब्दों के स्थान पर " 6000 रुपए प्रति माह " अंक और शब्द रखे 

जाएंगे । 
( ) क्रम सं० 5 के सामने स्तंभ 5 में " प्रति बालक प्रति मास 50 रुपए " 

अंकों और शब्दों के स्थान पर " प्रति बालक 100 रुपए प्रति मास " 

अंक और शब्द रखे जाएंगे । 
( च ) क्रम सं० 6 के सामने स्तंभ 4 में " प्रति बालक 150 रुपए प्रति मास " 

अंकों और शब्दों के स्थान पर " प्रति बालक 300 रुपए प्रति मास " 

अंक और शब्द रखे जाएंगे । . 
( छ ) क्रम सं07 के सामने स्तंभ 4 में " 975 रुपए प्रति मास " अंकों और 

शब्दों के स्थान पर " 1300 रुपए प्रति मास " अंक और शब्द रखे 

जाएंगे । 
. ( ज ) क्रम सं08 के सामने स्तंभ 4 में " 375 रुपए प्रति मास " अंकों और 

शब्दों के स्थान पर " 500 रुपए प्रति मास " अंक और शब्द रखे 

जाएंगे । 
( श ) क्रम सं०१ के सामने स्तंभ 4 में " 975 रुपए प्रति मास " अंकों और 

शब्दों के स्थान पर " 1300 रुपए प्रति मास " अंक और शब्द रखे 


जाएंगे । 


[ अधिसूचना सं० 11344/ फा०सं० 142/34/99 - टी०पी०एल० ] 

दीपा कृष्ण, निदेशक ( टी०पी०एल०-I ) 
पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० का०आ० तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित हुए थे और इनमें अंतिम संशोधन का०आ० 353 ( अ ) तारीख 

6 - 4 - 2000 द्वारा किया गया था । 
स्पष्टीकारक ज्ञापन 

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी विभिन्न प्रकार के विशेष भत्तों के हकदार हैं जो पूर्वापेक्षित प्रकृति के नहीं हैं और जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप में 
किसी स्थान पर नियुक्त किसी पद के कृत्यों के निष्पादन में अनन्य और आवश्यक रूप में होने वाले खर्चों को पूर्णतया पूरा करने के लिए प्रदान किया 
जाता है । आयकर नियम , 1962 के नियम 2खख के उपनियम ( 2 ) के अधीन नीचे दी गई सारणी में यथा विहित निम्नलिखित प्रकार के भत्तों को 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ( 14 ) के अधीन आयकर से छूट प्राप्त है : 
1. संयुक्त पवर्तीय स्थान प्रतिकरात्मक भत्ता या उच्च तुंगता भत्ता या प्रतिकूल जलवायु भत्ता या बर्फ आबद्ध क्षेत्र भत्ता या हिमानी भत्ता के रूप 

में कोई विशेष प्रतिकरात्मक भसा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i) ] 


2. सीमा क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र भत्ता के रूप में कोई विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता । 
3. जनजाति क्षेत्र भत्ता । 
4. किसी परिवहन प्रणाली में कार्यरत किसी कर्मचारी को ऐसे परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालन के दौरान किए गए उसके, 

कर्तव्य के दौरान उसके व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए अनुदत्त कोई भत्ता, परन्तु यह तब जबकि ऐसा कर्मचारी दैनिक भत्ता प्राप्त 

नहीं करता हो । 
5 . बाल शिक्षा भत्ता । 
6. किसी कर्मचारी की , उसके बालक के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए अनुदत्त कोई भत्ता । 
7 . प्रतिकरात्मक फील्ड क्षेत्र भत्ता । 
8. प्रतिकरात्मक उपांतरित फील्ड क्षेत्र भत्ता । 
१. सशत्र बलों के ऐसे सदस्यों को, जो अपने स्थाई अवस्थानों से दूर वाले क्षेत्रों में 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए संक्रिया कर रहे 

हैं , अनुदत्त विद्रोह प्रतिकार भत्ते के रूप में कोई विशेष भत्ता । 
10. किसी कर्मचारी को , उसके निवास स्थान से कर्तव्य के स्थान के बीच आने जाने के लिए होने वाले उसके खर्च को पूरा करने के प्रयोजन 

के लिए प्रदत्त परिवहन भत्ता । 
2. विमान छूट सीमा अधिसूचना का०आ० 617 ( अ ), तारीख 7- 7 -1993 द्वारा प्रवृत्त की गई थी । 

3. पांचवे वेतन आयोग ने उपरोक्त भत्तों को बढ़ाने की सिफारिश की थी । तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 
संदाय किए जाने वाले उपरोक्त भत्तों की रकम को बढ़ाने वाले विभिन्न आदेश जारी किए । इन आदेशों के परिणामस्वरूप, परिवहन भत्ते को छोड़ 
कर, जिसे पहले ही का०आ० सं० 395 ( अ ) तारीख 13 - 5 - 1998 द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है और तत्पश्चात अधिसूचना सं० का आ० 
1009( अ), तारीख 4- 10 - 1999 द्वारा संशोधित किया गया है, इन भत्तों की छूट सीमा बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है । 

4. भत्तों की रकम वृद्धि करने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी आदेश 1 अगस्त , 1997 को प्रवृत्त हुए थे । अतः यह प्रस्ताव किया जाता 
है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 2खख को उक्त प्रस्ताव को प्रवृत्त करने के लिए 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किया जाए । 

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियम 2खख के प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसीनिर्धारती के हितों 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th April, 2000 

INCOME- TAX 
S. 0 . 403 ( E). -- In exercise of the powers conferred by section 295 read with clause (14) of section 10 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to 
amend the Income-tax Rules, 1962, namely: 
1 (1 ) These rules may be called the Income -tax ( Third Amendment) Rules , 2000 . 
2 (2 ) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997 . 
( a ) against sl. No. 1 , - 

( i) in column 2 relating to name of allowance for the words “ Composite Hill 

Compensatory Allowance ” , the words and brackets “ Special Compensatory 

(Hilly Areas ) Allowance ” shall be substituted ; 
( ii ) In column 4 relating to “ extent to which allowance is exempt” , 


(A ) for the words, figures and letters “ Rs. 600 per month ”, the words, figures and 

letters “ Rs. 800 per month ” shall be substituted ; 
( B) for the letters , figures and words “ Rs .1 .200 per month the letters , figures and 

_ words, Rs. 7, 000 shall be substituted ; 
( C ) for the letters , figures and words “ Rs150 per month", the letters, figures and 

words “ Rs. 300 per month ” shall be substituted ; 


[ M II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b) For serial number 2 and the entries relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : 


4 
Rs 1300 per 
month 


2 

3 
2 | Any special | I.(a ) Little Andaman , Nicobar and 

Compensatory Narcondum Islands; 
Allowance in 
the nature of North and Middle Andamans ; 
Border . Area 
Allowance , (c ) Throughout Lakshadweep and Minicoy 
Remote 

Islands; 
Locality 
Allowance or (d ) All places on or north of the following 
Difficult Area demarcation line: 
Allowance or Point 14600 (2881) to Sala MS 2686 
Disturbed 

Matau MS 6777 -Sakong MT 1379 
Area 

Bamong -Khonawa MO 2803 -Nyapin 
Allowance 

MO 7525- River Khru to its junction 
with the river Kamla MP- 2226 -Taliha - 
Yapuik MK 7410 - Gshong MK 9749 - 
Yinki Yong NF 4324 - Damoroh MF 
6208 - Ahinkolin NF 8811 - Kronli MG 
2407 - Hanli NM 4096 Gurongon NM 
4592 Loon NM 7579 - Mayuliang NM 
0169 - Chawah NM 9943 - Kamphu 
NM 1125 - Point 6490 (NM 1493 ) 
Vijayanagar NSA -486 . 


(e ) Following areas in Himachal Pradesh : 

(i) Pangi Tehsil of Chamba District; 
( ii) Following Panchayats and villages 

of Bharmour Tehsil of Chamba 
District 
( A ) Panchayat 

Badgaun , Bajol, Deol Kugti 
Nayagam and Tundah . 
( B ) Villages 

Ghatu of Gram Panchayat 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec . 3 ( ii ) 


Gram 


Jagat Kanarsi of 
Panchayat Cauhata . 


(iii ) Lahul and Spiti District; 
( iv ) Kinnaur district : 
( A ) Asrang, Chitkul and Hango . 

Kuno Charang Panchayats 
( B ) 15/20 Area comprising the 

Gram Pachayats , of Chhota 

Khamba , Nathpa and Rupi. 
( C ) Pooh sub - Division excluding 

the Panchayat Areas specified 

above . . 
(v )15 /20 Area of Rampur Tehsil 

comprising of Panchayats of Koot, 
Labana - Sadana , Sarpara and Chandi 

Branda of Shimla District . 
(vi)15 /20 Area of Nirmand Tehsil, 

comprising the Gram Panchayats of 
Kharga , Kushwar and Sarga of Kullu 
District. 


Chimptuipui District of Mizoram and 
areas beyond 25 km from Lunglei town 
in Lunglei District of Mizoram . 


MA 


(g ) following areas in Jammu and 

Kashmir : 
(i) Niabat Bani, Lohi, Malhar and 

Macchodi of Kathua District; 
( ii ) Dudu Basantgarh Lander Bhamag 

Illaqa , Thakrakote and Nagote of 

Udhampur District. 
( iii ) All areas in Tehsil Mahore except 

those specified at III( f) (i) below in 

Udhampur District; 
(iv ) Illaqas of Padder and Niabat 

Nowgaon in Kishtwar Tehsil of 

Doda District; 
( v ) Leh District; 
( vi) Entire Gurez - Nirabat, Tangdar 

Sub -Division and Keran lllaqa of 
Baramulla District . 


[ II - 105 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(h ) Following areas of Uttar Pradesh : 

(i) Chamoli District ; 
(ii ) Pithoragarh District; 
( iii)Uttarakashi District; 


(i) Throughout Sikkim State 


Rs.1100 / 
per month 


II Installations in the continental shelf of 
India and the Exclusive Economic Zone of 
India . 


Rs. 1050/ 
per month 


III ( a ) Throughout Arunachal Pradesh other 

than areas covered by those specified 

at I(d ) above . 
(b ) Throughout Nagaland State . 


Andaman ( including Port 


(c ) South 

Blair ). 


( d ) Throughout Lunglei District 

( excluding areas beyond 25 km 
from Lunglei town ) of Mizoram . 


( e ) Dharmanagar , Kailasahar, Amarpur 

and Khowai in Tripura . 


( f) Following areas in Jammu and 

kashmir: 
(i) Areas up to Goel from Kamban 

side and areas upto Arnas from 
Keasi side in Tehsil Mahore of 

Udhampur District; 
( ii) Matchill in Barınulla District. 


(g) Following areas in 

Pradesh : 


Himachal 


(i) Bharmour Tehsil, excluding 

Panchayats and villages covered 
by those specified at l(e )(ii ) 

above of Chamba District. 
( ii) Chhota Bhangal and Bara 


115861/ 2000 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3 ( ü )] 


Bhangal area of Kangra District; 
(iii ) Kinnaur District other than 

areas specified at I(e )(iv ) 
(iv ) Dodra - Kawar Tehsil , Gram 

Panchayats of Darkali in 
Rampur , Kashapath Tehsil and 
Munish , Ghori Chaibis of 
Pargana Sarhan of Shimla 
District. 

Rs.750/- per 
IV (a ) Throughout Aizawal District of month 

Mizoram 
(b ) Throughout Tripura except areas 

those specified at III (e ). 
(c) ThroughoutManipur. 
(d ) Following areas of Himachal 

Pradesh : 
(i) Jhandru Panchayat in Bhatiyat 

Tehsil , Churahi Tehsil, 
Dalhousie Town ( including 
Banikhet proper) of Chamba 

Distict. 
(ii ) Outer Seraj ( excluding Village 

of Jakat-Khana and Burow in 
Nirmand Tehsil of Kullu 

District. 
(iii) Following areas of Mandi 

District: 
( A ) Chhuar 

Valley 
(Jogindernagar Tehsil) 
( B ) Bagara , 

Chhatri, 
Chhotdhar, Garagushain , 
Gatoo , Gharyas , Janjheli , 
Jaryar, Johar Kalhani 
Kalwan , Kholanal, Loth , 
Silibagi, Somachan , 
Thachdhar, Tachi and 
Thana Panchayats of 

Thunag Tehsil; 
(C ) Binga, Kamlah , Saklana , 

Tanyar and Tarakholah , 
Panchayats of Dharampur 

Block . 
( D ) Balidhar, 

Bagra , 


( 4T - 3 (ii ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


AN 


Gopalpur, Khajol, Mahog , 
Mehudi, Manj, Pekhi, 
Sainj, Sarahan and Teban , 
Panchayats of Karsog 

Tehsil . 
(E ) Bohi, Batwara, Dhanyara , 

Paura -Kothi, Seri and 
Shoja , Panchayats of 
Sundernagar Tehsil. 


(iv ) Following areas and offices of 

Kangara District: 
(A ) Dharamsala town and 

Women s ITI, Dari, 
Mechanical Workshop , 
Ramnagar ; Child Welfare 
and Town Country 
Planning Offices , Sakoh ; 
CRSF Office at lower 
Sakoh ; Kangra Milk 
Supply 

Scheme, 
Shamnagar; Tea Factory , 
Dari; Forest Corporation 
Office , Shamnagar ; Tea 
Facory , Dari; Settlement 
Office , Shamnagar and 
Binwa 

Project, 
Shamnagar. Offices 
located outside the 
Municipal limit of 
Dharamshala town but 
included in Dharamsala 
town for purposes of 
eligibility to special 
Compensatory (Remote 

Locality ) Allowance; 
(B ) Palampur town , including 

HPKVV Campus at 
Palampur and H .P . Krishi 
Vishvavidyala Campus; 
Cattle Development 
Office/ Jersy Farm , Banuri; 
Sericulture Office / Indo 
German Agriculture 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 ( ii )) 


Workshop/ HPPWD 
Division , 

Bundla ; 
Electrical Sub -Division , 
Lohna; 

D . P . O . 
Corporation , Bundla and 
Electrical HPSEE 
Division , Ghuggar offices 
located outside the 
municipal limits of 
Palampur town but 
included in Palampur town 
for the purpose of above 

allowance . 
( v ) Chopal Tehsil; Ghoris, 

Panjgaon , Patsnu , Naubis and 
Teen Koti of Pargana Sarahan ; 
Deothi Gram Panchayat of 
Taklesh Area ; Pargana Barabis ; 
Kasba Rampur and Ghori Nog 
of Pargana Rampur of Rampur 
Tehsil of Shimla District and 
Shimla Town and its suburbs 
(Dhalli , Jatog , Kasumpti , 

Mashobra , Taradevi and Tutu ) 
( vi) Panchayats of Bani, Bakhali 

( Pachhad Tehsil), Bharog 
Bheneri ( Paonata Tehsil), Birla 
(Nahan Tehsil), Dibber 
( Pachhad Tehsil) of Thanan 
Kasoga (Nahan Tehsil) in 
Sirmour District and Thansgiri 

Tract of Sirmour District ; 
(vii ) Mangal Panchayat of Solan 

District ; 
(e ) Following areas in Jammu and 
Kashmir : 
(i)Areas in Poonch and Rojouri 

Districts excluding the towns 
of Poonch and Rajouri and 
Sunderbani and other Uraban 

areas in the two districts ; 
(f) Following areas in Jammu and 

Kashmir : 
Areas not included in I ( g ), III ( f) and 


| 47 II - 405 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


IV (e ) above , but which are within a 
distance of 8 km from the line of 
actual control or at places which 
may be declared as qualifying for 
Border Allowance from time to time 
by the State Government for their 
own staff 


V . Jog Falls in 

Karnataka 


Shimoga District in 


Rs. 300 /- per 
month 


Rs.200 
month 


per 


VI. 


(a ) Throughout the State of 
Himachal Pradesh other than 
areas covered by those specified 
in I( e ), III ( g ) and IV ( d ) 


(b ) Throughout the State of 

Assam and Meghalaya 


» ; 


C 


against sl.No.3 , 


(i) in column 2 relating to " name of allowance ” , for the words “ Tribal Area 

Allowance ” , the words and brackets “ Special Compensatory (Tribal 

Areas/Schedule Areas/Agency Areas ) Allowance ” shall be substituted ; 
(ii) in column 4 relating to " extent to which allowance is exempt” for letters, 

figures and words “ Rs. 100 per month ” , the letters , figures and words “ Rs. 200 
per month ” shall be substituted ; 


(d ) against sl. No. 4 , in column 4 for letters, figures and words “ Rs. 3, 000 per month ” the letters , figures and words 

“ Rs. 6 ,000 per month ” shall be substituted ; 
(c) against sl. No. 5, in column 4 , for letters , figures and words “ Rs. 50 per month per child," the letters, figures 

and words “ Rs. 100 per month per child ” shall be substituted ; 


( f) against sl.No.6 , in column 4 , for letters, figures and words “ Rs. 150 per month per 

child ” , the letters , figures and words “ Rs. 300 per month per child ” shall be 

substituted ; 
( g ) against sl.No .7 in column 4 , for the letters, figures and words “ Rs. 975 per month ” , the 

letters , figures and words “ Rs.1300 per month ” shall be substituted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SE 3(ü )] 


(h ) against sl.No.8, in column 4 for letters, figures and words “ Rs.375 per month ” , te 

letters, figures and words “ Rs.500 per month " shall be substituted ; 
(i) against sl.No.9 in column 4 , for letters, figures and words “ Rs.975 per month ” , the 

letters, figures and words “ Rs. 1300 per month " shall be substituted . 


Notification No. 11344 /F. No. 142/34 / 99 - TPL ] 

DEEPA KRISHAN , Director ( TPL - I) 


Foot Note : The principal rules were published under Notification No. S .O . 969 dated 26 - 3- 1962 and was last amended vide 
S .O . No. 353 (E ) dated 6 April, 2000 . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


The Central Government Employees are entitled to various types of special 
allowances not being in the nature of prequisite which are specifically 
expenses wholly , necessarily and exclusively incurred in the performance of the duties of 
an office , posted at that place . Following types of allowances are exempt from income 
tax under section 10 ( 14 ) of the Income- tax Act, 1961 as prescribed in table below sub 
rule (2 ) of rule 2BB under rule 2BB of the Income tax rule , 1962 . 


1. Any special compensatory Allowance in the nature of Composite 

Hill Compensatory Allowance or · High Altitude Allowance or 
Uncongenial Climate Allowance or Snow Bound Area Allowance or 

Avalanche Allowance . 
2 . Any Special Compensatory Allowance in the nature of Border Area 

Allowance or Remote Area Allowance or Difficult Area Allowance or 

Disturbed Area Allowance . 
3 . Tribal Area Allowance 
4 . Any allowance granted to an employee working in any transport system 

to meet his personal expenditure during his duty performed in the course 
of running of such transport from one place to another place, provided 

that such employee is not in receipt of daily allowance. 
5 . Children Education Allowance. 
6 . Any allowance granted to an employee to meet the hostel expenditure on 

his child . 
7 . Compensatory field Area Allowance . 
8 . Compensatory Modified Field Area Allowance. 
9 . Any special allowance in the nature of counter -insurgency allowance 

granted to the members of armed forces operating in areas away from 

their permanent locations for a period of more than 30 days. 
10 . Transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for 

the purpose of commuting between the place of his residence and the 
place of his duty . 


2 . Present exemption limit was given effect vide notification S. O .617(E ) dated 7 - 7- 1995 . 


[ YM II - 103(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 . The above allowances were recommended to be enhanced by the Vth Pay 
Commission . Accordingly Central Government issued various orders enhancing the 
amount of the above allowances being paid to the Central Government Employees. As 
consequence to these orders, it has been decided to raise the exemption limit of these 

except Transport Allowance , which has already been notified vide S . 0 . 395 ( E ) 
dated 13. 5 . 1998 and subsequently amended vide notification number 9 . 0 . 1009 ( E ) dated 
4 . 10 . 1999 . 


4 . All the orders of the Central Government enhancing the amount of the allowances 
were effective from 1st day of August, 1997 . It is , therefore , proposed to amend rule 2BB 
of the income-tax rules, 1962 w .e. f. the 1st day of August, 1997 to give effect to the said 
proposal 


5 . It is certified that the retrospective effect to the proposed amendment to the said 
rule 2BB shall not prejudicially effect the interest of the assessee 


Printed by the Manager, Govt. of Instia Preas, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000 


